निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 9 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2012 
सं 0 22 / नि 0 सि o( मोति ) -08-03 / 2012 / 1013- श्री राजीव नन्दन मौर्य, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मुख्य 
पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल, सूरजपूरा ( नेपाल) द्वारा नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय तत्वो के साथ मेल जोल रखने , 
स्थानीय राजनीति में संलिप्त होने एवं विभूति कुमार सिंह, कनीय अभियंता को धमकी देने इत्यादि अमर्यादित आचरण से 
नेपाल हितकारी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण राष्ट्रहित एवं कार्यहित में श्री मौर्य को तत्काल प्रभाव से 
निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । तद्नुसार सरकार के उक्त निर्णय के 
आलोक में श्री राजीव नन्दन मौर्य, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल , सूरजपूरा ( नेपाल) को 
तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । 

2. निलम्बन अवधि में श्री मौर्य का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया 
निर्धारित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में श्री मौर्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 9-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


